सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 वैशाख, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 410 राँची, गुरुवार, 


23 मई, 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
3 मई, 2019 


, 


संख्या-1/विविध -840/ 2011 खण्ड-1 का.- 3536-- निदेशक , श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के पद 
पर पदस्थापित डॉ . मनीष रंजन , भा.प्र.से. ( झाः 2002) ( अतिरिक्त प्रभार - अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , 
मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग , झारखण्ड, राँची) के दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित होने के फलस्वरूप 
इनके स्थान पर श्री अमिताभ कौशल , भा.प्र.से. ( झाः 2001), सचिव , खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता 
मामले विभाग, झारखण्ड ( अतिरिक्त प्रभार - सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड ) 
अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, 
झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में आगामी लोक सभा चुनाव, 2019 की प्रक्रिया समाप्ति तक रहेंगे। 

श्री अमिताभ कौशल, भा.प्र.से. ( झाः 2001) अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मंत्रिमंडल 
(निर्वाचन ) विभाग , झारखण्ड, राँची का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 03.05.2019 को ग्रहण करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


2 . 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 410 -- 50 


